रजिस्ट्री सं० डी० - ( डी ) - 73 


Registered No . D -( D ) - 73 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 14] 

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 1975 ( चैत्र 15 , 1897) 
No. 141 NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 5 , 1975 (CHAITRA 15 , 1897 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation , 


- - 


- 


भाग III -- खण्ड 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 


स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 3 मार्च 1975 

सूचना 
सं० एसबीएस० 2/ 75 - - इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना 
दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( सहायक बैंक ) अधिनियम 
1959 ( 1959 का 38वां ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
के अनुच्छेद ( स ) के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने रिजर्व 
बैंक ऑफ इंडिया से विचार-विमर्श कर श्री दिनकर एस० होनावर , 
44/ 46 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट , फोर्ट , इन्दौर -452 004 ( म० प्र० ) 
को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के निदेशक पद पर दिनांक 3 मार्च 1975 
से 2 मार्च 1978 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए ( दोनों दिन 
सम्मिलित ) श्री जी० एम० चाफेकर, जो आज से निदेशक पद पर 
नहीं रहेंगे , के स्थान पर नामित किया है । 

आर० के० तलवार, अध्यक्ष 


मुख्य शाखा के वाणिज्यक एवं संस्थात्मक बैंकिंग प्रभाग में जमा 
बढ़ोतरी अधिकारी का कार्यभार संभाला । 
___ 2. श्री निर्मल कुमार, स्टाफ आफिसर तृतीय श्रेणी ने 22 
फरवरी , 1975 की कार्यसमाप्ति से नईदिल्ली मुख्य शाखा के 
विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग में उप अधीक्षक का कार्यभार सम्भाला । 

दिनांक 20 मार्च 1975 
सं० जी० एम० ओ० / 18/ 614 - - श्री एल० एन० गोयल , स्टाफ 
आफिसर तृतीय श्रेणी ने 4 मार्च, 1975 की कार्यसमाप्ति से अधीक्षक , 
प्रतिभूति विभाग , नई दिल्ली प्रमुख शाखा का कार्यभार सम्भाला । 

ए० एस० मोंगिया , 

मुख्य -महा प्रबन्धक 
भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान 

नई दिल्ली -1, दिनांक 27 फरवरी 1975 
नं० 8-सीए ( 1 )/ 16/ 74- 75 -- भारतीय चार्टर्ड एकाउन्ट्स 
नियमावली 1964 की नियमावली 10 ( 1 ) के अधिनियम ( 3 ) 
के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों 
का नाम उनके नामों के आगे दी गई तिथि से रद्द करदिया है क्योंकि 
वे प्रैक्टिस के सार्टिफिकेट को रखने के इच्छुक नहीं हैं : - - 
क्रम सं० स० सं० नाम एवं पता रद्द करने की अवधि 
1 2 
1. 9602 श्री एस० पी० गुप्ता , 13/ 2/1975 से 
ए० सी० ए० , 

30/ 6/ 1975 
पाण्डे स्ट्रीट , रानी बाजार , 
शाहारनपुर ( यू ० पी० ) 


नई दिल्ली , दिनांक 17 फरवरी 1975 

सूचनाएं 
सं०जी०एम०प्रो०/ 18/ 1032 -- श्री एम०पार०सेतुरमन, स्टाफ 
आफिसर प्रथम श्रेणी ने 8 फरवरी, 1975 की कार्यसमाप्ति से 
नई दिल्ली मुख्य शाखा के विदेशी विनिमय विभाग में अधीक्षक का 
कार्यभार संभाला । 

दिनांक 12 मार्च 1975 
सं० जी० एम० ओ०/ 18/ 1374 - - 1. श्री एस० एन० कौल , 
स्टाफ आफिसर तृतीय श्रेणी ने 1 फरवरी , 1975 से नई दिल्ली 


- 


9GI/ 75 


( 1117 ) 


1118 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 5 , 1975 ( CHAITRA 15, 1897 ) 


[ PART III - SEC . 4 


- 


1 


3 


23 
2 . 15479 श्री एस० ए० गाला 15/ 2/1975 से 
ए०सी० ए० , 

30/ 6 /1975 
सी / ग्रो गोसर पुंजा सावला , 
साई प्रसाद बिल्डिग , 2 फ्लोर , 
वीर सवरकर रोड , 
प्रभादेवी , बम्बई- 400025 


दिनांक 15 मार्च 1975 
सं० सीए ( 1 )/ 17- 74- 75 - - चार्टर प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खंड ( तीन ) के अनुसारण 
में एतद् ारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्य 
को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उसके नाम के आगे दी गई तिथि 
से रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह अपने प्रक्टिस प्रमाणपत्र को 
रखने के इच्छुक नहीं है : - - 
क्रम स० सं० नाम एवं पता 

तिथि 
सं० 


21 - 2-1975 से 
30- 6 - 1975 


2068 श्री जागेश एम० देसाई , 

एफ० सी० ए० , 
65, महात्मा गांधी रोड़, 
बम्बई - 1 


पी० एस० गोपालकृष्णनन् , 

सचिव 


13. श्री सुरेन्द्र कुमार 

द्वितीय तेरहवां 
14. श्री डी० के० सक्सेना द्वितीय चौदहवां 
15. श्री एस० ए० कोरे 

द्वितीय पन्द्रहवां 
16. श्री आर० ए० सिंह द्वितीय सोलहवां 
17. श्री ए० आनन्द 

द्वितीय सत्रहवां 
18. श्री ए ० के० दुआ 

द्वितीय अठारहवां 
19. श्री एम० एस० रवी द्वितीय उन्नीसवां 
20. श्री मोस्तफा मोहम्मद गद इल द्वितीय बीसवां 

राब 
21. श्री ए० बी० कोरनी इल द्वितीय इक्कीसवां 

वचातली 
22. श्री बी० आर० वास्ते द्वितीय बाईसवां 
23. श्री एस० के० मित्रा द्वितीय तेईसवां 
24. श्री राकेश कुमार 

द्वितीय चौबीसवां 
25. श्री एस० एन० बबलेश्वर द्वितीय पच्चीसवां 
26. श्री च० वित्तालियाह द्वितीय छब्बीसवां 
27 . श्री जी० के० मिश्रा द्वितीय छब्बीसवां 
28. श्री जैड० यू० क्वाटेकर द्वितीय अट्ठाईसवां 
29. श्री राम पाल सिंह 

द्वितीय 

उन्नतीसवां 
30. श्री डी० जी० रावल द्वितीय तीसवां 
31. श्री मो० फाहमी अब्दुल नबी द्वितीय इक्तीसवां 

रमदान 
32. श्री पी० बी० गायकवाड़ द्वितीय बत्तीसवां 
33. श्री एस० सी० बरनवाल द्वितीय तैतीसवां 
34. श्री ए० ज० सरमाने द्वितीय तैत्तीसवां 
35. श्री ए० वेन्कटेसन 

द्वितीय पैंतीसवां 
36. श्री पी० के० सिंह 

द्वितीय छत्तीसवां 
37. श्री एस० वाई० नाइक द्वितीय सैंतीसवां 
38. श्री एन० के० सिंह 

द्वितीय अड़तीसवां 
39. श्री एन० वी० थेटे द्वितीय उनतालीसवां 
40. श्री पी० वी० नरायना मूर्थी तृतीय चालीसवां 
41. श्री एन० एन० कासर तृतीय इकतालीसवां 
42. श्री ख० खीति सिंह 

तृतीय ब्यालिसवां 
43. श्री ए० के० गर्ग 

तृतीय तैतालिसवां 
44. श्री एस० पी० एस० पनवार तृतीय चौवालिसवां 
45. श्री जे एन० मौलिक 

तृतीय 

पैतालिसवां 
46. श्री जहीरूद्दीन 

छियालिसवां 
47. श्री पी० बी० कुलकर्नी तृतीय सैंतालिसवां 
48. श्री डी० बी० एस० नायडू तृतीय अड़तालिसवां 
49 . श्री डी० गोस्वामी 

तृतीय उन्नचासवां 
एन० ए० रामय्या , निदेशक 


कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय 

( खाद्य विभाग ) 

राष्ट्रीय शर्करा संस्था 
कानपुर , दिनांक 2 नवम्बर 1974 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 38 )/ 74 -शिक्षा - - निम्नलिखित ह ( सेरि एट 
शिप कोर्स इन शुगर टैक्नोलोजी की अंतिम परीक्षा जो सितम्बर/ 
अक्टूबर सन् 1974 में हुई , उत्तीर्ण घोषित किए गए । 

इनके नामों का क्रम योग्यतानुसार है । 
क्रम सं० नाम 

श्रेणी 

स्थान 
2 

3 

___ 4 
1. श्री टी० पी० महादेवन प्रथम 

पहला 
2. श्री राज कुमार 

प्रथम 

दूसरा 
3. श्री डी० पी० शर्मा द्वितीय तीसरा 
4. श्री एच० टी० पटेल द्वितीय चौथा 
5. श्री एस० के० पान्डे द्वितीय पांचवां 
6. श्री एस०सी० त्रिपाठी द्वितीय 
7. श्री एन० चिन्नापन 

द्वितीय छठवा 
8. श्री जार्ज नगीब शेहाटा द्वितीय पाठवां 
9. श्री एम० बी० वर्मा द्वितीय नवां 
10. श्री पी० एन० बक्ठावटचालू द्वितीय दसवां 
11. श्री इजात हमीद फराग द्वितीय दसवां 
12. श्री एस० के० धर 

द्वितीय बारहवां 


तृतीय 


कानपुर, दिनांक 1 जनवरी 1975 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 21 )/ 74-शिक्षा - -निम्नलिखित विद्यार्थी, एसो 
सिएटशिप कोर्स इन शुगर इन्जीनियरिंग की अंतिम परीक्षा माह 
नवम्बर सन 1974 में हई , उत्तीर्ण घोषित किये गये । 


PART III - SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 5 , 1975 ( CHAITRA 15 , 1397) 


1119 


- 


%3 


- 


- 


- 


इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 


नाम 


श्रेणी 


स्थान 


क्रम 
सं० 


1. श्री ए० आर० पाटिल 
2. श्री जे० टी० जाधव 
3. श्री वी० शिव सुब्रामणियम 
4. श्री पी० एस० कमते 
5. श्री एम० पी० परेश 
6. श्री ए० अब्दुल हलीम 
7. श्री एस० दयानंदन 
8. श्री बी० वेन्कटास्वामी 
9. श्री जे० पी० गदाम 
10. श्री एस० शंकर । 
11. श्री के० एस० रेड्डी 
12. श्री जे० के० जनेजा 


प्रथम 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 


पहला 
दूसरा 
तीसरा 
चौथा 
पांचवां 
छठवां 
सातवां 
आठवां 


कानपुर , दिनांक 1 जनवरी 1975 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 21 )/ 74-शिक्षा - - निम्नलिखित छात्र , शुगर 
इन्जीनियरिंग सर्टीफिकेट कोर्स की अंतिम परीक्षा जो माह नवम्बर 
सन् 1974 में हुई, उत्तीर्ण घोषित किये गये । 

इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 
क्रम सं० नाम 

श्रेणी स्थान 
1. श्री एल० डी० मदुराप्पेरूमा द्वितीय प्रथम 
2. श्री एस० महोपात्रा 

द्वितीय द्वितीय 
3. श्री एस० एस० कनोजे द्वितीय तृतीय 

एन० ए० रामय्या , निदेशक 


नवां 


दसवां 
ग्यारहवां 
बारहवां 


एन० ए० रामय्या , निदेशक 


कानपुर , दिनांक 24 मई 1974 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 35 ) / 72-शिक्षा - - निम्नलिखित छात्र , खाण्डसारी , 
सुपरवाइजर्स सर्टीफिकेट कोर्स की अंतिम परीक्षा जो माह, अप्रैल , 
सन् 1974 में डु ई, उत्तीर्ण घोषित किये गये । 

इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 
क्रम सं० नाम 

श्रेणी स्थान 
1. श्री दीपक कुमार वादवाह द्वितीय पहला 
2 . श्री जगदीश चन्द्र 

द्वितीय दूसरा 


कानपुर, दिनांक 4 नवम्बर 1974 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 36 )/ 74-शिक्षा - - निम्नलिखित विद्यार्थी, डिप्लोमा 
कोर्स इन इन्डस्ट्रीयल फरमनटेशन तथा अलकोहल टैकनोलोजी की 
अंतिम परीक्षा माह मई / अक्त्बर, 1974 में हई , उत्तीर्ण घोषित 
किये गये । 

इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 


- 


- 


नाम 


श्रेणी 


स्थान 


म 
सं० 


एन० ए० रामय्या , निदेशक 
कानपुर, दिनांक 15 जनवरी 1975 

कार्यादेश 
सं० 5 ( 34)/ 74-शिक्षा -- निम्नलिखित छात्र , प्री -हार 
वेस्ट कैन मचोरिटी सर्वे, सर्टीफिकेट कोर्स की अंतिम परीक्षा 
जो माह में हुई, उत्तीर्ण घोषित किये गये । 

इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 
क्रम सं० नाम 
1. श्री अल्लूरी लःमीपति राज प्रथम 
2. श्री अब्दुल मोहम्मदी तकाबी द्वितीय 
3. श्री राम लालहंस 

द्वितीय 
एन० ए० रामय्या , निदेशक 


श्रेणी 


. . . .. 


सं 


तृतीय 


1 . श्री के० सन्दरामर्थी 
2. श्री वी० आर० पाटिल 
3. श्री यू० एस० काले 

श्री एस० एस० जावर 
5. श्री पी० बी० सोरप 
6. श्री आर० के० निगम 
7 . श्री एल० एम० पाटिल 
8. श्री वी० मी० भटवाडेकर 
9. श्री वी० एस० मिश्रा 
10. श्री वी० एल० कुलकर्नी 
11. श्री य ० सी० अग्रवाल 
12. श्री सी० भक्त कुमार 
13. श्री एम० वी० थोरट 
14. श्री ए० एच० हुसैनी 
15. श्री आर० वी० डोले 
16. श्री बी० एच० आवरे 
17. श्री बी०टी० लक्षमनगोवदा 
18. श्री एस० के० चटरजी 
19. श्री टी० यंगर जमीर 


तृतीय 


द्वितीय 

प्रथम 
द्वितीय दूसरा 
द्वितीय तीसरा 
द्वितीय चौथा 
द्वितीय 

पांचवां 
तृतीय छठवां 

सातवां 
तृतीय आठवां 
तृतीय नवां 

दसवां 
तृतीय ग्यारहवां 
तृतीय बारहवां 
तृतीय तेरहवां 
तृतीय चौदहवां 
तृतीय पन्द्रहवां 
तृतीय सोलहवां 
तृतीय सत्रहवां 
तृतीय अठारहवां 
तृतीय उन्नीसवां 
एन० ए० रामय्या , निदेशक 


कानपुर , दिनांक 27 अप्रैल 1974 

कार्यादेश 
सं० - 5 ( 35 )/ 73-शिक्षा -~- निम्नलिखित छात्र , खाण्डसारी 
कारीगर ( पार्टीसन ) सर्टीफिकेट कोर्स की अंतिम परीक्षा जो माह 
मार्च, 1974 में हुई, उत्तीर्ण घोषित किये गये । 

इनके नामों का क्रम उनकी योग्यतानुसार है । 
क्रम सं० नाम 

स्थान 
1 . श्री आई० एस० पटल 

पहला 
2. श्री कीन जू नूह 

दूसरा 
एन० ए० रामय्या , निदेशक 


1120 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 5 , 1975 (CHAITRA 15 , 1897 } 


(PART III - Sec . 4 


- 


( वाणिज्य मंत्रालय ) 

वस्त्र उद्योग समिति , 
बम्बई, दिनांक 6 मार्च 1975 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1963 
ई० ( सन् 1963 ई० अधिनियम क्रमांक 41 ) की धारा 5- क की 
उपधारा ( 5 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , वस्त्र उद्योग समिति इसके द्वारा निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट 
कालावधियां नियत करती है , जिन कालावधियों के संबंध में , 
उक्त धारा की उप-धारा ( 1 ) के अधीन उद्गहणीय उत्पाद- शुल्क 
की रकम का कर-निर्धारण किया जायेगा । 

सारणी 
1. 1 अप्रैल से 30 जून तक 
2. 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 
3. 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक 
4. 1 जनवरी से 31 मार्च तक 

क्रमांक 35 /5/ 74-एसी -- वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 
1963 ई० ( सन् 1963 ई० अधिनियम क्रमांक 41 ) की धारा 
23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वस्त्र उद्योग समिति 
इसके द्वारा, केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से , वस्त्र उद्योग समिति 
( अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि ) विनियम, 1970 ई० में संशोधित 
करने के लिये निम्न विनियम बनाती है , अर्थात् : - - 
____ 1. ( एक ) ये विनियम वस्त्र उद्योग समिति (अंशदायी 
भविष्य निर्वाह निधि ) संशोधन विनियम , 1975 ई० कहलाये । 

2 . ( दो ) शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक 
से वे प्रवर्तमान होंगे । 

2. वस्त्र उद्योग समिति ( अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि ) 
विनियम , 1950 ई० के, -- ( एक ) विनियम 13 के,- - 

( क ) उप -विनियम ( 2 ) में से , " उस पर ब्याज 
सहित " शब्द छोड़ दिये जायेंगे । 

( ख ) उप -विनियम ( 2 ) के बाद निम्न उप -विनियम 
निविष्ट किया जायेगा , अर्थात् : - - 


में जोड़ा जायेगा तथा वसूली की किस्त समकित रकम के निदश में 
नियत की जायेगी । " 

( दो ) विनियम 14 में से, -- 

( क ) उप-विनियम ( 3 ) तथा ( 4 ) छोड़ दिये जायेंगे तथा 
उप-विनियम ( 5 ) तथा ( 6 ) को , उप-विनियम ( 3 ) तथा ( 4 ) 
के रूप में पुनः क्रमांकित किया जायेगा , 

( ख ) इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप -विनियम ( 3 ) में से 
" विनियम 11 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित " शब्द तथा अंक 
तथा उसका परंतुक छोड़ दिया जायेगा , 

( तीन ) विनियम 15 में से "विनियम 12 में उपबंधित दर 
पर ब्याज सहित " शब्द तथा अंक छोड़ दिये जायेंगे , 

( चार ) विनियम 18 के -- . 

( क ) उप -विनियम ( 1 ) में से "विनियम 12 के अधीन 
अवधारित दर पर उस पर ब्याज सहित " शब्द तथा अंक छोड़ दिये 
जायेंगे , 

( पांच ) विनियम 19 में से "ब्याज पर " शब्द होड़ दिये जायेंगे । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1963 ई० ( सन् 1963 
ई० अधिनियम क्रमांक 41 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उप 
खण्ड ( ग ) तथा ( घ ) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , वस्त्र उद्योग समिति , केन्द्र सरकार की पूर्व 
मंजूरी से , इसके द्वारा, ऊनी , ऊनी तागे के तथा मिश्रित ऊनी तथा 
ऊनी तागे के कपड़ों का निरीक्षण विनियम , 1969 ई० में अधिकतर 
संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् : - - 

1 . ( 1 ) ये विनियम ऊनी, ऊनी तागे के तथा मिश्रित ऊनी 
तागे के कपड़ों का निरीक्षण ( संशोधन ) विनियम , 1975 ई० 
कहलाए । 

( 2 ) शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से वे 
प्रवर्तमान होंगे । 

2. ऊनी, ऊनी तागे के तथा मिश्रित ऊनी तथा ऊनी तागे के 
कपड़ों का निरीक्षण विनियम , 1969 के विनियम 8 के प्रारम्भिक 
परिच्छेद में , “निम्न छूट को अनुमानित दी जायेगी " शब्दों 
के बाद निम्न शब्द निविष्ट किये जायेंगे , अर्थात् : - - 
___ " जब तक कि निर्यात संविदा में विभिन्न छूट विनिर्दिष्ट नहीं 
की जाती । " 

पी० एन० आनंद , सचिव 

वस्त्र उद्योग समिति 
New Delhi- 110001 , the 17th February 1975 

NOTICES 
No. GMO / 18 / 1032 . — Shri M . R . Sethuraman , Staff Officer 
First Grade assumed charge of Superintendent, Foreimp 
Exchange Department at New Delhi Main Branch as from 
the close of business on the 8th February 1975 . 

The 12th March 1975 
No . G. M . O . / 18 /1374. -- 1. Shri S. N. Koul , Staff Officer 
Grade III assumed charge as Deposit Mobilisation Officer 
in the C & I Division at New Delhi Main Branch on the 
1st February 1975 . 
__ 2. Shri Nirmal Kumar , Staff Officer Grade III assumed 
charge as Deputy Superintendent, Foreign Exchange Depart 
ment at New Delhi Main Branch as at the close of business 
on the 22nd February 1975 . 


- 


- 


" ( 3 ) जब किसी पहले अग्रिमधन के अंतिम किस्त का 
प्रतिसंदाय समाप्त होने के पूर्व उप -विनियम ( 2 ) के अधीन कोई 
अग्रिमधन मंजूर किया जाता है, तो किसी पहले अग्रिमधन का 
शेष जो वसूल न हुआ हो, उसे इस प्रकार मंजूर किये गये अग्रिम धन 

STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay, the 3rd March 1975 

NOTICE 
SBD . No. 2 / 1975 .- - It is hereby notified for general infor 
mation that in pursuance of clause (c ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 25 of the State Bank of India ( Subsidiary Banks ) 
Act, 1959 ( 38 of 1959 ) , the State Bank of India , in consulta 
tion with the Reserve Bank of India , hereby nominates Shri 
Dinkar S . Honavar , 44 / 46. Industrial Estate, Fort, Indore 
452004 (M . P .) , as a Director of the State Bank of Indore 
for a term of three years from the 3rd March 1975 to the 
2nd March 1978 ( inclusive ) in place of Shri G . M . 
Chaphekar , who will cease to be a Director from today . 

R . K. TALWAR, 

Chairman 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 5 , 1975 (CHAITRA 15 , 1897 ) 


PART JII - SEC . 4 ) 


1121 


wwwwww 


The 20th March 1975 


Their names are given in order ofmerit. 


Sl. 


Name 


Division 


Position 


No. 


No. GMO / 18 / 1614 . - Shri L . N . Goel, Staff Officer 
Grade III assumed charge as Superintendent , Securities 
Department at New Delhi Main Branch as at the close of 
business on the 4th March 1975 . 

A . S . MONGIA , 
Chief General Manager 


S /Shri 
1. T . P . Mahadevan 


· 1st 


First 
Division 


2 . Raj Kumar 
3 . D . P . Sharma 


2nd 
3rd 


Second 
Division 


4th 


Sth 


6th 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
New Delhi- 110001, the 27th February 1975 
No. 8CA (1)/ 16 /74 - 75 In pursuance of Clause (iii) of Regu 
lation 10 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964 
it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the 
following members shall stand cancelled for the period men 
tioned against their names, as they do not desire to hold their 
certificate of practice. 


8th 


9th 
10th 
10th 
12th 
13th 
14th 
15th 
16th 


S . Membership Name and Address 
No. No. 


Period dur 
ing which 
the Certi 
ficate shall 
stand can 

celled 


17th 


13 - 2 - 1975 

to 
30 -6 - 1975 


1. 9602 Shri S . P . Gupta , A . C . A ., 

Pandey Street, 
Rani Bazar , 

Saharanpur (U .P .). 
2 . 15479 Shri S . A . Gala , A . C . A ., 

C /o Gosar Punja Savla , 
Sai Prasad Bldg., 2nd Floor, 
Veer Saverkar Road, 
Prabhadevi, 
Bombay -400 025 . 


4 . . H . P . Patel 
5 . S . K . Pandey 
6 . S . C . Tripathi 
7 . N . Chinnapan 
8. George Nagib Shehata 
9 . M . B . Verma 
10 . P . N . Bakthavatchalu 
11. Ezzat Hamed Farag 
12 . S. K . Dhar 
13 . Surendra Kumar 
14 . D . K . Saxena 
15 . S . A . Kore 
16 . R . A . Singh 
17 . A . Anand 
18. A . K . Due 
19 . M . S. Ravi 
20 . Mostafa Mohd. Gad El. Rab 
21. A . B . Korany El. Bachatly 
22 . V . R . Baste 
23. S . K . Mitra 
24 . Rakesh Kumar 
25 . S . N . Bableshwar 
26 . Ch. Vittaliah 
27 . G . K . Mishra 
28 . Z . U . Kwathekar 
29 . Rampal Singh 
30 . D . G . Raval 
31. Mohd . FahmiAbdel Nabi 

Ramadan 
32. P. B . Gaikwad 
33. $. C . Baranwal 
34 . A . J. Sarmane 
35 . A . Venkatesan 
36 . P . K . Singh 
37 . S. Y . Naik 
38 . N . K . Singh 
39. N . V . Thate 
40 . P . V . Narayanamurthy 


18th 
19th 
20th 
21st 
22nd 
23rd 


15 -2 - 1975 


to 


24th 


30 -6 - 1975 


25th 
26th 
26th 
28th 


29th 
30th 


New Delhi, the 15th March 1975 
No. 8- CA (1)/ 17 / 74 -75.- - In pursuance of Clause (iii) of 
Regulation 10 (1 ) of the Chartered Accountants Regulations, 
1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice 
issued to Shri Jagesh M . Desai F . C . A . ( M , No. 2068 ) , 65 , 
Mahatma Gandhi Road , Bombay - 1, shall stand cancelled 
from 21st February , 1975 to 30th June, 1975, as he does 
not desire to hold his certificate of practice . 


31st 
32nd 
33rd 
33rd 
35th 
36th 
37th 
38th 
39th 
40th 


P . S . GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 


Third 
Division 


DEPARTMENT OF FOOD 


41st 
42nd 
42nd 


44th 


NATIONAL SUGAR INSTITUTE 
Kanpur, the 2nd November 1974 

OFFICE ORDER 


41. N . N . Kasar 
42. Kh. Kriti Singh 
43 . A . K . Garg 
44 . S . P . S . Panwar 
45 . J. N . Bhaumik 
46 . Zahiruddin 
47. V . B . Kulkarni 
48 . D . B . S . Naidu 
49. D . Goswami 


45th 
46th 
47th 
48th 
49th 


No. 5 (38 )/74 -Edu /Exam /Results The , following students 
have been declared to have passed the Final Examination of 
Associateship Course in Sugar Technology , held in the month 
of September/October , 1974 . 


N . A . RAMAIAH . 

Director 


1122 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 5 , 1975 (CHAITRA 15 , 1897 ) 


[PART III - SEC. 4 


Kanpur, the 1st January 1975 

OFFICE ORDER 
No. 5 (21) / 74 -Edu .-- - The Following students have been de 
clared to have passed the Final Examination of Second Year 
Associateship Course in Sugar Engineering held in the month of 
November, 1974 . 

The names are given in the order of merit . 
Sl. Name 

Division Position 
No . 


Survey Certificate Course held in the month of December, 1974 . : 

Their names are given below : 
Sl. No. Name 

Division 
1 . Shri Alluri Laxmipathi Raju 

1st 
2 . Shri Abdol Mohammadi Takali 

2nd 
3 . Shri Ram Lal Hans 

3rd 


N . A . RAMAIAH , Director , 


S /Shri 
1 . A . R . Patil 


First 
Division 
Second 
Division 


2 . J . T . Jadhav 


2nd 
3rd 
4th 


Kanpur, the 26th April 1974 
No. 5 ( 35 ) /72 -Edu /1193. - Following students have been declared 
to have passed the final examinaion of Khandsari Karigar 
(Artisan ) Certificate Course held in the month of March , 1974 . 

Their names are gi ven in the crder of merit . 
Sl. No . Name 

Division 
1 . Shri I. S . Patel 

1st 
2 . Shri Kean Joo Nooh 


5th 


1st . 


3 . V . Sivasubramanian 
4 . P . S . Kamte 
5 . M . P . Parera 
6 . A . Abdul Haleem 
7. S . Dhayanandhan 
8 . B . Venkataswamy 
9 . J. P . Gaddam 
10 . S . Shanker 
11. K . S . Reddy 
12 . J. K . Joneja 


6th 
7th 
8th 
9th 
10th 
11th 
12th 


N . A . RAMAIAH , Director . 


N . A . RAMAIAH , Director, 
Kanpur, the 22nd May 1974 

OFFICE ORDER 
No. 5 ( 35 )/72-Edu /2466 - The following students have been 
declared to have passed the Final Examination of Khandsari 
Supervisor Certificate Course , held in April, 1974 . 

Their names are given in the order of merit . 
Sl. No. Name 

Class Position 
1 . Shri Deepak Kumar Wadwah 

1st 
2 . Shri Jagdish Chandra 

2nd 


N . A . RAMAIAH , Director 


3rd 


Kanpur, the 4th November 1974 

OFFICE ORDER 
No. 5 ( 38 ); 74 -Edu / Exam /Results. - The following students have 
been declared to have passed the final examination of Diploma in 
Industrial Fermentation and Alcohol Technology Course held 
in the month of May /October . 1974 , 

Their names are given in order of merit. 
Sl. Name 

Division Position 
No. 

S /Shri 
1 . K . Sunderamoorthy 

Second Ist 
2 . V . R . Patil 

2nd 
3 . U . M . Kale 
4 . S . S . Zawar 

4th 
5 . P . B . Sorap 

5th 
6 . R . K . Nigam 

Third 

6th 
7 . L . M . Patil 

7th 
C . Bhatwadekar 
9 . V . S . Mishra 

9th 
10 . V . L . Kuikarni 

10th 
11 . U . C . Agarwal 

11th 
12 . C . Bhakta Kumar 

12th 
13 . M . V . Thorat 

13th 
14 . A . H . Hussaini 

14th 
15 . A . V . Dole 

15th 
16 . B . R . Aware 

16th 
17 . B . T . Lakshmangowda 

17th 
18 . S . K . Chatterjee 
19 . T . Yangerzamir 

19th 
N . A . RAMAIAH , Director . 


8th 


18th 


MINISTRY OF COMMERCE 

TEXTILES COMMITTEE 

Bombay, the 6th March 1975 
In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub 
section (5 ) of section 5A of the Textiles Committee Act, 
1963 (41 of 1963), the Textiles Committee hereby fixes the 
periods specified in the Table below , as the periods in respect 
of which assessments of the amount of duty of excise levi 
able under sub - section ( 1) of the said section shall be made . 

TABLE 
1 . 1st of April to the 30th of June . 
2 . 1st of July to the 30th of September. 
3. 1st of October to the 31st of December . 

4 . 1st of January to the 31st of March , 
No. 35 / 5 / 74 - AC .- In exercise of the powers conferred 
by section 23 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 
1963 ), the Textiles Committee hereby makes, with the pre 
vious sanction of the Central Government, the following 
regulations to amend to the Textiles Committee (Contribu 
tory Provident Fund ) Regulations, 1970 , namely :- - - 

1. (i) These Regulations may be called the Textiles Com 
mittee (Contributory Provident Fund ) Amendment Regula 
tions, 1975 . 

(ii ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the official gazette . 

2 . In the Textiles Committee (Contributory Provident 
Fund ) Regulations, 1970 , 

(i) in regulation 13 , 

(a ) in sub -regulation (2), the words " together with the 
interest thereon ” shall be omitted . 

(b ) after sub- regulation ( 2 ), the following sub -regulation 
shall be inserted , namely : 

“ (3 ) When an advance is sanctioned under sub -regulation 
(2 ) before the repayment of last instalment of any previous 
advance is completed , the balance of any previous advance 
not recovered shall be added to the advance so sanctioned 
and the instalments for recovery shall be fixed with refer 
ence to the consolidated amount." 

(ii) in regulation 14 . 

(a ) sub -regulations ( 3 ) and ( 4 ) shall be omitted , and sub 
regulations ( 5) and (6 ) shall be renumbered as sub - regula - - 
tions ( 3 ) and (4 ), 


Kanpur, the 1st January 1975 

OFFICE ORDER 
No . 5 ( 21) / 74 - Edu . Following students have been declared to 
have passed the final examination of Second Year Sugar Engi 
neering Certificate Course held in the month of November , 1974 . 

The names are given in the order of merit 
Sl. Name 

Division Position 


No. 


S |Shri 
1. L . D . Madurapperuma 
2 . S . Mahopatra 
3 . S . S . Kanoje 


Second 1st 
Second 2nd 

Second 3rd 
N . A . RAMAIAH , Director , 


Kanpur, the 15th January 1975 

OFFICE ORDER 
No. 5 ( 34) /74- Edu - Following students have been declared to 
have passed the Examination of the Pre -harvest Cane Maturity 


PART III SEC , 4 ] 


THE GAZET E OF INDIA , APRIL 5 , 1975 (CHAITRA 15 , 1897 ) 


1123 


(b ) in sub -regulation (3 ) as so renumbered , the words and 
figure " with interest at the rate provided in regulation 11 " 
and the proviso shall be omitted , 

( iii) in regulation 15 , the words and figures with interest 
at the rate provided in regulation , 12 " shall be omitted , 

(iv ) in regulation 18 , 

( a ) in sub -regulation (1 ) the words and figures " together 
with interest thereon at the rate determined under regula 
tion 12 " shall be omitted , 

( b ) sub - regulation ( 2 ) shall be omitted , 

(v) in regulation 19 , the words “ with interest” shall be 
omitted . 

In exercise of the powers conferred by section 23 , read 
with sub - clauses (c ) and (d ) of sub - section (2 ) of section 
4 , of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963 ), the 
Textiles Committee , with the previous sanction of the 
Central Government, hereby makes the following regula 
tions further to amend the Woollen , Worsted and Mixed 
Woollen and Worsted Fabrics Inspection Regulations, 1969 , 
namely : 

1 . ( 1) These regulations may be called the Woollen , Wor 
sted and Mixed Woollen and Worsted Fabrics Inspection 
(Amendment) Regulations, 1975 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . In the Woollen , Worsted and Mixed Woollen and 
Worsted Fabrics Inspection Regulations, 1969, in regulation 
8 , in the opening paragraph , after the words " the following 
tolerances shall be allowed " , the following words shall be 
inserted , namely : 

" unless different tolerances are specified in the export 
contract” . 


5 . Shri A . M . Bage , Factory Manager, M / s. R . B . Bansi 
lal Abirchand Spg. & Wvg. Mills ( U . C .) Post Box No. 6 , 
Hinganghat. 
Under Regulation 10 - A - 1(e ) 

6 . Shri Manik Laxmanrao Thombre, General Secretary , 
Rashtriya Mill Mazdoor Sangh , “ Mazdoor Manzil" Nagpur 
Road , Mahavir Ward , (Maharashtra ) Hinganghat. 

7 . Shri R , V . Nikhade, The President, Rashtriya Mill 
Mazdoor Sangh , “ Mazdoor Manzil" Nagpur Road Mahavir 
Ward , (Maharashtra ) Hinganghat. 

MEMBER -SECRETARY 
Under Regulation 10-A -1(f) 

8 . The Manager , Local Office Hinganghat, E .S . I. Corpora 
tion , Hinganghat. 

By Order 

V . SIVARAMAN , 

Regional Director, 
Member -Secretary, Regional Board , 

Maharashtra 


New Delhi, the 17th March 1975 
No. 2 -4 (1 )/ 68 - Estt. III. - In pursuance of Section 25 of the 
E . S .I. Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 10 of 
the E .S . I. (General ) Regulations , 1950, the Chairman , E .S .I . 
Corporation hereby declares that Shri M . K . Sinha shall 
cease to be a member of Regional Board , Bihar Region , and 
nominates Com . G . V . Raghavan , on the Regional Board 
in his place . 

Now , therefore , the following further amendment is made 
in the Notification of even number dated the 23rd October, 
1973 pertaining to the constitution of the Regional Board , 
Bihar Region . 

In the said Notification for the entry against item No. 
10 , the following entry shall be substituted , namely : 

“ Com . G . V . Raghavan , Additional Representative 
Mica Labour Union , P .O . of employees nominated by 
Giridih , BIHAR . 

the Chairman , E .S . I. Cor 

poration . ” 
T . N . LAKSHMINARAYANAN , 

Director General 


P . N . ANAND , 
Secretary , Textile Committee 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

Bombay -13, the 10th February 1975 
No. B / Estt- II -18( 15 ). - It is hereby notified that the Local 
Committee set up vide this office Notification No. B / Estt- II 
18 ( 15 ), dated 4 - 7 -71 for Hinganghat area under Regulation 
10 - A of the Employees State Insurance (General) Regula 
tions, 1950 has been reconstituted with the following mem 
bers with effect from the date of notification . 


CHAIRMAN 
Under Regulation 10 -A -1(a) 
1. Dy. Commissioner of Labour, Nagpur. 

MEMBERS 
Under Regulation 10 - A - 1 (b ) 

2 . The Senior Administrative Officer , E .S .I. Scheme, 
Nagpur. 
Under Regulation 10 - A - 1 (c ) 

3 . The Insurance Medical Officer I/ c . E .S .I. Dispensary , 
Hinganghat. 
Under Regulation 10 -A -1(d) 

4 . Shri Nathuram Hiralal Verma, The Factory Manager, 
M / s. Raisaheb Rekhnand Mohota Spg. & Wvg. Mills Pvt . 
Ltd ., Hinganghat . 


Chandigarh , the 17th March 1975 
No. PB. INS .II.11( 2 ) 73 /- HRA . - It is hereby notified that 
Shri Ram Mehar has been nominated as a member of Local 
Committee, E . S . I. Corporation , Gurgaon area under Sub 
Clause ( 1 ) ( e ) of Regulation 10 - A of Employees State In 
surance (General) Regulation , 1950 from the date of the 
notification rice Shri Harish Chander who ceased to be 
President, Haryana Roadways Workers Union . Gurgaon . 

The following amendment shall accordingly be made to 
this office notification of even No, dated 2 -4 -1974 published 
in Gazette of India Part. III, Section 4 , dated 18 - 5 -74 at 
page 276 - 277 namely for the existing member at S . No. 7 
the following shall be substituted : 

" Shri Ram Mehar, 
President, Haryana Roadways Workers Union , 
Gurgaon ." 

By Order 
J. S . GREWAL , 
Regional Director 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


